सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 697 


13 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, गुरुवार, 

4 अगस्त , 2016 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

14 जुलाई, 2016 
संख्या:- 7 /प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5940 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 5242 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री कर्मचन्द द्वार सिंह, अजा०, झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग, राँची को अगले आदेश 
तक झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति - 205 / 2015 का . 5941-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5243 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III , रू0 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री संजय कुमार झा , ग्रामीण विकास विभाग , झारखंड , राँची को उनके द्वारा धारित 
प्रशाखा पदाधिकारी कोटि के पद को अवर सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक ग्रामीण 
विकास विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या :- 7 /प्रोन्नति-205 / 2015 का . 5942 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 5244 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री अमरेश कुमार, झारखंड राज्य सूचना आयोग, राँची को अगले आदेश तक सूचना 
एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार 4 अगस्त , 2016 
संख्या:- 7 / प्रोन्नति- 205 / 2015 का . 5943-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5245 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री सुधीर कुमार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( कृषि एवं गन्ना विकास 
विभाग), झारखंड, राँची को अगले आदेश तक कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( कृषि एवं गन्ना 
विकास विभाग), झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या :- 7 / प्रोन्नति- 205 / 2015 का . 5944-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5246 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री राज किशोर प्र० चौहान , वाणिज्यकर विभाग, झारखंड , राँची को अगले आदेश तक 
वाणिज्यकर विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7 /प्रोन्नति-205 / 2015 का . 5945 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 5247 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III , रू0 15600 - 39100/-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री गणेश कुमार, श्रम नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड, राँची को 
अगले आदेश तक पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 
संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5946-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5248 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री संजय कुमार सिन्हा, परिवहन विभाग, झारखंड , राँची को अगले आदेश तक 
परिवहन विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति- 205/ 2015 का . 5947-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5249 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री अजीत कुमार सिंह , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( गृह विभाग), झारखंड , 
राँची को अगले आदेश तक पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 
संख्या:- 7 / प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5948-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5250 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री प्रभुनाथ शर्मा, योजना -सह- वित्त विभाग ( वित्त विभाग), झारखंड, राँची को अगले 
आदेश तक योजना-सह-वित्त विभाग ( वित्त प्रभाग), झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 
संख्या:- 7 / प्रोन्नति- 205 / 2015 का . 5949-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5251 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री सुनीत कुमार , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को 
उनके द्वारा धारित प्रशाखा पदाधिकारी कोटि के पद को अवर सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार 4 अगस्त , 2016 


आदेश तक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5950-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5252 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III , रू० 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री सत्यनारायण साहू , कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( पशुपालन एवं मत्स्य 
विभाग), झारखंड, राँची को अगले आदेश तक योजना- सह-वित्त विभाग, झारखंड , राँची में अवर सचिव के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 /2015 का . 5951 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 5253 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री अवधेश कुमार जायसवाल, ग्रामीण विकास विभाग , झारखंड, राँची को अगले आदेश 
तक जल संसाधन विभाग, झारखंड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या :- 7 /प्रोन्नति- 205 / 2015 का . 5952-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5254 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री अरूण कुमार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( गृह विभाग), झारखंड , राँची को 
अगले आदेश तक गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति- 205 / 2015 का . 5953-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5255 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्रीमती सरोजिनी कुमारी सिंह, कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, 
झारखंड, राँची को उनके द्वारा धारित प्रशाखा पदाधिकारी कोटि के पद को अवर सचिव कोटि में 
उत्क्रमित कर अगले आदेश तक कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड , राँची में 
अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5954-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5256 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III , रू0 15600 - 39100/-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह , कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखंड , 
राँची को उनके द्वारा धारित प्रशाखा पदाधिकारी कोटि के पद को अवर सचिव कोटि में उत्क्रमित कर 
अगले आदेश तक कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखंड , राँची में अवर सचिव के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/प्रोन्नति - 205 /2015 का . 5955-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5257 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री सुनील कुमार झा, ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य मामले), झारखंड, राँची को 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार 4 अगस्त , 2016 
अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य मामले), झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 
संख्या:- 7 / प्रोन्नति- 205 / 2015 का . 5956-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5258 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री संजय प्रसाद श्रीवास्तव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखंड, राँची को उनके 

द्वारा धारित प्रशाखा पदाधिकारी कोटि के पद को अवर सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश 
तक मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7 / प्रोन्नति - 205 / 2015 का . 5957 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 5259 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III , रू0 15600 - 39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 6600) में प्रोन्नत एवं शुद्धि 
पत्र संख्या 5556 दिनांक 28 जून , 2016 के आलोक में झारखंड सचिवालय सेवा के श्री राकेश कुमार 
चौधरी, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ( अपने कार्यों के अतिरिक्त मुख्यमंत्री के विशेष कार्य 
पदाधिकारी के रूप में नियुक्त ), झारखंड, राँची को अगले आदेश तक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी 
विभाग ( अपने कार्यों के अतिरिक्त मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में नियुक्त ), झारखंड, 
राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5958-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5260 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन 
रू0 6600 ) में प्रोन्नत श्री विजय कुमार सिंह, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड , राँची को अगले आदेश 
तक गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है | 
संख्या:- 7 / प्रोन्नति- 205 / 2015 का . 5959-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5261 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री राजेश कुमार तिवारी , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( गृह विभाग), झारखंड , 
राँची को अगले आदेश तक उद्योग , खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड , राँची में अवर सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 
संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5960-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5262 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री शिव किशोर मिश्र , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड , राँची को अगले आदेश 
तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5961-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5263 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री कैलाश प्रसाद, जल संसाधन विभाग , झारखंड, राँची को अगले आदेश तक गृह , कारा 
एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखंड, राँची में 
अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार 4 अगस्त , 2016 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5962 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 5264 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री आनन्द कुमार सिन्हा, उद्योग विभाग , झारखंड, राँची को अगले आदेश तक 
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति-205 /2015 का . 5963-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5265 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री हरेन्द्र कुमार , वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत प्रधान मुख्य 
वन संरक्षक कार्यालय, झारखंड, राँची को अगले आदेश तक वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , 
झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या :- 7 /प्रोन्नति-205 / 2015 का . 5964-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5266 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III , रू0 15600 - 39100/-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री मनोज कुमार , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( गृह विभाग), झारखंड, राँची को 
अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5965-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5267 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री संजय कुमार , ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य मामले), झारखंड, राँची को 
अगले आदेश तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या :- 7 /प्रोन्नति-205 / 2015 का . 5966 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 5268 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री दिलीप कुमार साह , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत महानिदेशक एवं 
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखंड , राँची को अगले आदेश तक गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन 
विभाग के तहत महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय , झारखंड , राँची में अवर सचिव के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5967-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5269 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री राकेश चन्द्र , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( गृह विभाग), झारखंड, राँची को 
अगले आदेश तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार 4 अगस्त , 2016 
संख्या:- 7 /प्रोन्नति-205 /2015 का . 5968-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5270 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री अविनाश चन्द्र ठाकुर , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को अगले 
आदेश तक गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति-205 /2015 का . 5969-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5271 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री कपिलदेव पंडित , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( सहकारिता विभाग), 
झारखंड, राँची को अगले आदेश तक कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( सहकारिता विभाग), 
झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5970-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5272 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III , रू0 15600 - 39100/-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत श्री मितरंजु कुमार , गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत 
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय , झारखंड, राँची को अगले आदेश तक गृह, कारा एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग के तहत महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखंड, राँची में 
अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7 / प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5971-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5273 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत श्री गोपी कृष्ण बबलु, मुख्यमंत्री सचिवालय , झारखंड, राँची को उनके 
द्वारा धारित प्रशाखा पदाधिकारी कोटि के पद को अवर सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश 
तक मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या :- 7 / प्रोन्नति- 205 / 2015 का . 5972-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5274 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत श्री चन्द्र भूषण, कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( कृषि एवं 
गन्ना विकास विभाग), झारखंड, राँची को अगले आदेश तक कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 
( कृषि एवं गन्ना विकास विभाग), झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5973-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5275 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत श्री रवीन्द्र रंजन, कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखंड, राँची को उनके द्वारा धारित प्रशाखा पदाधिकारी कोटि के पद को अवर सचिव कोटि में 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार 4 अगस्त, 2016 
उत्क्रमित कर अगले आदेश तक कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड , राँची में 
अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5974-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5276 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 
( मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग), झारखंड, राँची को अगले आदेश तक गृह, कारा एवं आपदा 
प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 /2015 का . 5975-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5277 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री सुरेश रजक , अ॰जा॰, परिवहन विभाग, झारखंड , राँची को अगले आदेश तक 
आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5976-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5278 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन 
रू0 6600 ) में प्रोन्नत श्री सुरेन्द्र दास , अ॰जा०, महिला बाल , विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , 
झारखंड, राँची को अगले आदेश तक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या :- 7 / प्रोन्नति- 205 / 2015 का . 5977-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5279 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री प्रदीप कुमार पासवान , अ॰जा०, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को अगले 
आदेश तक गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का 
कार्यालय , झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5978-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5280 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III , रू0 15600 - 39100/-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्री अनिल कुमार, अजा० , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत महानिदेशक 
एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय , झारखंड, राँची को अगले आदेश तक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता 
विभाग , झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -205 / 2015 का . 5979-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5281 दिनांक 22 जून , 2016 
द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन 
रू० 6600) में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत श्री बिनोद कुमार राम, अजा०, कल्याण विभाग, झारखंड, राँची 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार 4 अगस्त , 2016 
को अगले आदेश तक कल्याण विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति- 205 / 2015 का . 5980-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5282 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III , रू० 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600) में प्रोन्नत श्री शिव शंकर हांसदा, अज जा०, गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( गृह विभाग), 
झारखंड, राँची को अगले आदेश तक गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड , राँची में अवर सचिव 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 
संख्या:- 7 /प्रोन्नति-205 / 2015 का . 5981-- विभागीय अधिसूचना संख्या 5283 दिनांक 22 जून , 2016 

द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 - 39100/-, ग्रेड वेतन - रू० 
6600 ) में प्रोन्नत श्रीमती सुनीता हेरेंज, अजजा०, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को अगले आदेश 
तक जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार जायसवाल , 
सरकार के उप सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 697 – 50 | 


